रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N)-04 /0009/2003-05 


दिल्ली 


राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


. 


सं . 3 ] 
No. 3 ] 


दिल्ली , जनवरी 11 - जनवरी 17 , 2013 , बृहस्पतिवार / पौष 21 - पौष 27 , 1934 
DELHI , JANUARY 11 - JANUARY 17, 2013, THURSDAY/ PAUSA 21 -- PAUSA 27 , 1934 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 242 , 245 
IN.C.T.D. No. 242 , 245 


भाग --- [ V 
PART - IV 


भाग -1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of theGovernmentof the National Capital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


, 


कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचना 

दिल्ली , 11 जनवरी , 2013 
फा . सं. 6( 14 ) 85 / स्था ./ सह ./ पार्ट फाईल / 149-156. 
दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 
( दिल्ली अधिनियम 2004 का 3 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) 
के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली , 2007 के 
नियम 3 ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पवन 
कुमार , सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त 
अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर 
कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त 
करते हैं । 


OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 

NOTIFICATION 

Delhi, the llth January, 2013 
No. F.6( 14) 85 / Estt ./ Coop./ PF/149-156.----In exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 
of Delhi Co- operative Socicties Act , 2003 ( Delhi Act 3 of 
2004 ) read with Rule 3( 1 ) of DCS Rules 2007 , the 
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Sh . Pawan Kumar as Assistant Registrar 
Co -operative Sociсties, Delhi to assist the Registrar in 
discharging his duties and functions under the aforesaid 
Act and Rules with effect from the date he assumed charge 
of the said office. 

By Order and in the Name of the 

Lt. Governor of the National 

Capital Territory of Delhi, 
K. MAHESH, Spl. Registrar ( Coop .) 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से , 
के. महेश, विशेष पंजीयक ( सहकारिता ) 

( 9 ) 


246 DG/ 2013 


10 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JANUARY 17, 2013/PAUSA 27, 1934 


[ PART IV 


बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 
00000001 से 0005520 ; सीरीज 90 - ए है , पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क रुपये 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख ) केवल के समेकित 
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण 

आदेश 

दिल्ली , 8 जनवरी , 2013 
सं. फा . 10( 7798 ) /मु.स . ( मुख्या. )/ स.शु. / 153. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम, 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि . , 
ऊर्जानिधी, 1 , बाराखम्भा लेन , कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,30,00,00,000 मूल्य के 
अनसेक्योर्ड , रिडिमेबल , नन- कनवर्टीबल , नन - कमयूलेटिव , टेक्सेबल 
बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 
00000001 से 000015300 ; सीरीज 92 - ए है , पर लगने वाले 
मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख ) केवल के 
समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


No. E. 10 ( 6415 )/ cOS( HQ / Cons . Duty/157 .--In . 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Power 
Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane , 
Connaught Place , New Delhi- 110001, shall pay a 
consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 ( Rupees twenty 
five lakh ) only on the aggregate value of debentures of 
Rs. 5,52,00,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, 
Non - convertible, Non- cumulative, Taxable bonds in the 
nature of Debentures Series 90 A bearing distinctive 
No. 0000001 to 0005520 to be issued by the said company. 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE 

AUTHORITY 


। 


ORDERS 


Delhi , the 8th January, 2013 


No. E. 10( 7798 )/ COS( HQ)/ Cons. Duty / 153. - In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 ( E) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s. Power 
Finance Corporation Ltd., Urjanidhi , 1 , Barakhamba Lane,. 
Connaught Place , New Delhi- 110001 , shall pay a 
consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rupees twenty 
five lakh ) only on the aggregate value of debentures of 
Rs. 15,30,00,00,000 for issue of Unsecured ,Redeemable , 
Non -convertible , Non - cumulative , Taxable bonds in the 
nature of Debentures Series 92 A bearing distinctive No. 
0000001 to 000015300 to be issued by the said company . 


सं . फा . 10( 6414 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु. / 156. 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि . , 
ऊर्जानिधी , 1 , बाराखम्भा लेन , कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,91,00,00,000 मूल्य के 
अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल , नन - कनवर्टीबल , नन - कमयूलेटिव , टेक्सेबल 
बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 
00000001 से 0003910; सीरीज 90 - बी है, पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क रुपये 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख ) केवल के समेकित 
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


No. F. 10 ( 6414)/ COS( HQ)/ Cons. Duty/156 .----In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( No. 2 of 1899 ) read with the Government of India, 
Ministry of Home Affairs , Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Power 
Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane 
Connaught Place , New Delhi- 110001 , shall pay a 
consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rupees twenty 
five lakh ) only on the aggregate value of debentures of 
Rs. 3,91,00,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable , 
Non - convertible , Non -cumulative , Taxable bonds in the 
nature of Debentures Series 90 B bearing distinctive 
No. 0000001 to 0003910 to be issued by the said company. 


सं . फा . 10( 6415 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु. / 157. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि . , 
ऊर्जानिधी , 1 , बाराखम्भा लेन , कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,52,00,00,000 मूल्य के 
अनसेक्योर्ड , रिडिमेबल , नन - कनवर्टीबल , नन - कमयूलेटिव, टेक्सेबल 


, 


PART IV 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JANUARY 17 , 2013 /PAUSA 27 , 1934 


11 


सं. फा . 10( 7792 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु. / 155. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि . , 
ऊर्जानिधी , 1 , बाराखम्भा लेन , कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,07,50,00,000 मूल्य के 
अनसेक्योर्ड , रिडिमेबल, नन - कनवर्टीबल , नन - कमयूलेटिव, टेक्सेबल 
बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 
00000001 से 00001075 ; सीरीज 91 -ए है , पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क रुपये 16,12,500 ( रुपये सोलह लाख बारह हजार पांच सौ ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी 
करेगी । 


No. E. 10 ( 7792 )/ COS( HQ )/ Cons. Duty/154.--In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s. Power 
Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane , 
Connaught Place , New Delhi- 110001 , shall pay a 
consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rupees twenty 
five lakh ) only on the aggregate value of debentures of 
Rs. 25,95,00,00,000 for issue ofUnsecured , Redeemable , 
Non - convertible , Non - cumulative, Taxable bonds in the 
nature of Debentures Series 89 B bearing distinctive 
No. 00000001 to 000028952 to be issued by the said 
company . 


+ 


By Order of Chief Controlling Revenue Authority 
Governmentt. of National Capital Territory of Delhi, 
NILA MOHANAN, Spl. Inspector General ( Registration) -I 


No. E 10(7792 )/ COS ( HQ )/ Cons . Duty /155.---In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs , Notification No. S.0.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Power 
Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, 
Connaught Place, New Delhi -110001 , shall pay a 
consolidated stamp duty of Rs. 16,12,500 ( Rupees sixteen 
lakh twelve thousand five hundred ) only on the 
aggregate value of debentures of Rs. 1,07,50,00,000 for 
issue of Unsecured , Redeemable, Non - convertible , Non 
cumulative , Taxable bonds in the nature of Debentures 
Series 91 A bearing distinctive No. 0000001 to 00001075 
to be issued by the said company. 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 15 जनवरी, 2013 
सं . फा . 18 /31 / 2006 - गृह ( सामान्य ) / 229-38.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की 
अधिसूचना संख्या यू. -11011/2/74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित 
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , सभी तहसीलदारों और 
चक्कबन्दी अधिकारियों के उनसे सम्बद्व तहसील/ राजस्व क्षेत्र एवं 
राजस्व विभाग के मुख्यालय के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त 
करते हैं और तहसील/ राजस्व क्षेत्र या राजस्व विभाग के मुख्यालय 
के , जैसी भी स्थिति हो , के सम्बद्ध क्षेत्र के लिए राजस्व विभाग में 
तहसीलदार / चक्कबन्दी अधिकारी , जैसी भी स्थिति हो , के पद पर 
कार्य ग्रहण की तिथि से लेकर उनके इस पद पर बने रहने तक 
या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , पर बने रहेंगे । 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 


सं . फा . 10 ( 7792 ) /मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 154. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि . , 
ऊर्जानिधी , 1 , बाराखम्भा लेन , कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,95,00,00,000 मूल्य के 
अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल , नन - कनवर्टीबल , नन - कमयूलेटिव, टेक्सेवल 
बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 
00000001 से 000028952 ; सीरीज 89 - बी है, पर लगने वाले 
मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से , 
निला मोहनन ,विशेष महानिरीक्षक ( पंजीकरण ) - I 


Delhi , the 15th January, 2013 


No. E 18/31/ 2006 - Home ( G ) 229-38. - In exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 20 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , read 
with the Government of India ,Ministry ofHome Affairs , 

Notification No.U - 11011/ 2 / 74- UTL ( i) dated the 
20th March, 1974 , the Hon ble Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, all the 
Tehsildars and Consolidation Officers of their respective 


12 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 17, 2013/ PAUSA 27, 1934 


[ PART IV 


Procedure 1973 w.e.f. the date of assumption of charge 
and so long as they hold the post of Additional District 
Magistrate in the Revenue Department Govt. of NCT of 
Delhi or till further orders, whichever is earlier. 


Tehsils /Revenue Areas and Headquarters of Revenue 
Department to be Executive Magistrate having the 
jurisdiction of respective Tehsils/Revenue Areas or 
Headquarters , as the case may be, of Revenue 
Department w.e.f. the date of assumption of charge and 
so long as they hold the post of Tehsildar/ Consolidation 
Officer, as the case may be in the Revenue Department 
or till further orders, whichever is earlier. 


, 


, 


फा . सं . 4 / 2 / 2003 - गृह ( साम. )/ 263-72. — गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. -11011/ 2/74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
सहिंता , 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , इस सरकार द्वारा समय - समय 
पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में राजस्व विभाग के 
उप - प्रभागों/ राजस्व क्षेत्रों तथा मुख्यालय में तैनात समस्त उपमंडलीय 
मजिस्ट्रेटों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्त करते हैं 
जिनका क्षेत्राधिकार संबद्ध उपमंडल/ राजस्व क्षेत्र तथा राजस्व विभाग 
का मुख्यालय जैसी भी स्थिति हो , होगा, वे राजस्व विभाग में 
उपमंडलीय मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
लेकर पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक जो भी पहले 
हो , बने रहेंगे । 


२ 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

इंदु सिन्हा , उप - सचिव ( गृह ) 


दिल्ली , 16 जनवरी , 2013 
फा . सं . 4 / 3 / 2003 - गृह ( साम. ) / 253-62. - गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू.-11011/2/ 74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
सहिंता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , इस सरकार द्वारा समय - समय 
पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में राजस्व विभाग के 
राजस्व जिलों तथा मुख्यालय में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप 
में तैनात दिल्ली अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 
( दानिक्स ) के समस्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप 
में नियुक्त करते हैं , जिनका क्षेत्राधिकार संबद्व जिलों या राजस्व 
विभाग का मुख्यालय जैसी भी स्थिति हो , होगा तथा दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 की प्रयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट के रूप में , 
उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर दिल्ली सरकार के 
राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर बने रहने 
तक या आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो , पुनः नियुक्त 
करते हैं । 

Delhi, the 16th January, 2013 
No. F.4/ 3/ 2003 - Home ( G )/253-62.—In exercise of 
the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 20 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), read 
with the Government of India ,Ministry of Home Affairs , 
Notification No. U -11011 /2 / 74 -UTL (i) dated the 20th 
March, 1974, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint all the officers of 
Delhi Andaman and Nicobar Island Civil Services 
(DANICS) posted as Additional District Magistrate in 
Revenue Districts and Headquarters of Revenue 
Department in pursuance of orders issued by this Govt. 
to be Executive Magistrate having the jurisdiction of 
respective districts or Headquarters as the case may be 
and further appoints them as Additional District 
Magistrate for the purpose of the Code of Criminal 


No. E.4/ 2/ 2003- Home ( G )/ 263-72.----In exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 1) of section 20 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974), read 
with the Government of India, Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U -11011/ 2 /74- UTL (i ) dated the 20th 
March, 1974 .the Hon ble Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint all the Sub 
Divisional Magistrates posted in Sub - Divisions/Revenue 
Areas and Headquarters of Revenue Department in 
pursuance of orders issued by this Govt. from time to 
time to be the Executive Magtstrates having the 
jurisdiction of respective Sub -Division /Revenue Area and 
Headquarters of Revenue Department, as the case may 
be , w.e.f. the date of assumption of charge till they hold 
the post of Sub Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders, whichever is earlier. 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National 

Capital Territory of Delhi, 
INDU SINHA , Dy. Secy . (Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


